निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ट 1938 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 1 जून 2016 


( सं0 पटना 433) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

27 मई 2016 
सं0 9 / स्था0 - 01 - 25 / 2015 / 2915 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण ( याँत्रिक ) संवर्ग भर्ती 
नियमावली, 2015 " में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


1. 


संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - 


2. 


(1 ) यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक ) संवर्ग भर्ती ( संशोधन ) 

नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । 
(2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
बिहार जल संसाधन विभाग , अवर अभियंत्रण ( यांत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015 के नियम 9(1)( III) 
को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 
" ( III) ( क ) कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) का कुल स्वीकृत बल का 90 % ( नब्बे प्रतिशत ) पद 
के लिए: 

(i) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा 


समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो , अथवा 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 जून 2016 
(ii ) Deemed University under UGC Act gri Arta Non -Distance Mode 

_ Diploma in Mechanical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता । 
( ख ) कनीय अभियंता (यांत्रिक ) का कुल स्वीकृत बल का 10 % (दस प्रतिशत) पद के लिए: 
(i) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा 

समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो , अथवा 
(ii) Deemed University under UGC Act gri Pufa Non-Distance Mode 
Diploma in Electrical Engineering अथवा समकक्ष योग्यता । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


27 मई 2016 
सं0 9 / स्था0 - 01 - 25 / 2015 / 2915, दिनांक 27 मई 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 
के खण्ड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
__ अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 27th May 2016 
No . 9 / स्था0 - 01 - 25 / 2015 / 2915 — In exercise of the powers conferred under the proviso to 
Article -309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following Rules to the Bihar Water Resources Department Subordinate Engineering 
(MECHANICAL ) Cadre Recruitment, Rules, 2015 : 

1. Short title , extent and commencement. 
( 1) These Rules may be called the " BIHAR WATER RESOURCES DEPARTMENT 

SUBORDINATE ENGINEERING (MECHANICAL ) CADRE RECRUITMENT 

( Modify) RULES , 2016 ". 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

( 3 ) It shall come in force at once. 
2 . Rule 9 (1)( iii ) of the Bihar Water Resources Department Subordinate Engineering 

( MECHANICAL ) Cadre Recruitment , Rules, 2015 shall be substituted by the 
following : 
"" ( iii)(a ) For the 90 % (Ninety Percent) post of Total Sanctioned Strength of Junior 

Engineer (Mechanical) - 


(b ) 


faER JHT ( FTATURUT), 1 olar 2016 
(1) Diploma or equivalent qualification in MECHANICAL Engineering 

issued by the institutes recognized by AICTE , which has obtained 

recognition from the State Technical Board or 
(ii ) Non - Distance Mode Diploma in MECHANICAL Engineering or 

equivalent qualification issued by Deemed University under UGC 

АСТ . 
For the 10 % ( Ten Percent) post of total sanctioned strength of Junior 
Engineer (Mechanical) - 
(i) Diploma or equivalent qualification in ELECTRICAL Engineering 

issued by the institutes recognized by AICTE , which has obtained 

recognition from the State Technical Board or 
(ii) Non-Distance Mode Diploma in ELECTRICAL Engineering or 

equivalent qualification issued by Deemed University under UGC 
ACT.” 

By the order of Governor of Bihar , 

ARUN KUMAR SINGH , 


Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3TITETUT ) 433 -571 + 500 - stochouten 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


